सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्गुन , 1940 ( श ०) 


संख्या- 169 राँची, सोमवार , 


4 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग । 


अधिसूचना 
02 मार्च, 2019 


संख्या :- 01/ नीति-28/ 2018- 439 झारखंड उत्पाद अधिनियम , 1915 ( झारखंड उत्पाद 
अधिनियम II , 1915 ) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखंड के राज्यपाल , विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा 
प्रकाशित झारखंड उत्पाद ( मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन ) नियमावली, 
2018 के नियम 23 ( 4 ) में निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 4 मार्च, 2019 

संशोधन 


नियम 


23 ( 4 ) 


वर्तमान में लागू नियम 

एतद् द्वारा संशोधित नियम 
दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद दुकान हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद 
राजस्व का 10 % उत्पाद परिवहन कर के राजस्व का 7.5 % उत्पाद परिवहन कर के 
मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट /विहित मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट / विहित 
आनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम ऑनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम पंद्रह 
पाँच (5 ) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि (15) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि को 
को छोड़कर ) के अंतर्गत जमा करना होगा । छोड़कर ) के अंतर्गत जमा करना होगा । 
अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजन अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजन 
अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम 
माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी 
के अनुज्ञप्ति को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अनुज्ञप्ति को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के 
के लिए अवधि विस्तार दिया जाता है , तो लिए अवधि विस्तार ( नवीकरण ) दिया जाता 
वैसी परिस्थिति में पुनर्निर्धारित दर पर है, तो वैसी परिस्थिति में पुनर्निर्धारित दर 
तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की 
राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु 
अभ्यावेदन समर्पित करते समय जमा कर अभ्यावेदन समर्पित करते समय जमा कर 
देना होगा । 

देना होगा । 


यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


सदस्य, राजस्व पर्षद के आदेश से , 


राहुल शर्मा, 


सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 169 -- 200 


